सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 618 


13 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, गुरुवार , 

4 अगस्त , 2016 ( ई० ) 


खादय , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
22 जुलाई, 2016 


विषय :- 


झारखण्ड सरकार द्वारा सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ ( Priority House Hold ) एवं 
अन्त्योदय ( AAY ) परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह 1. 00 ( एक ) रूपये प्रतिकिलोग्राम 
की दर से डबल फोर्टीफाईड सॉल्ट ( Double Fortified Salt ) के वितरण के संबंध में | 


संख्या - खा . प्र. 05 / ज. वि . प्र. ( नमक )-02/ 2016- 2821-- झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय 
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ ( Priority House Hold ) एवं 
अन्त्योदय परिवारों ( AAY ) को विभाग द्वारा 1.00 ( एक ) किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह 50 .00 पैसे 
( पचास पैसे ) की दर से फ्री फ्लो रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक वितरित किया जाता है | 

___ 2. झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 लागू होने के फलस्वरूप जन 
वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ (Priority House Hold ) एवं अन्त्योदय 
परिवारों ( AAY) के लाभुक परिवारों की संख्या लगभग 55 , 00,000 अनुमानित है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 4 अगस्त , 2016 
3. वित्तीय वर्ष 2015- 16 से National Commodity and Derivatives Exchange Limited 
( NCDEX ) की सहयोगी (Subsidiary) कम्पनी NeML के माध्यम से Reverse Auction प्रक्रिया द्वारा 
फ्री फ्लो रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति की जा रही है । 


4. प्रधान सचिव , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पत्रांक 210 ( HSN) दिनांक 12 नवम्बर , 2015 द्वारा सूचित किया गया है कि झारखण्ड में सूक्ष्म 
पोषक तत्वों की कमी अत्यंत गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है । खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया 
जाता है जो एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है । स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पत्र में उल्लेखित है कि आयोडीन के साथ ही आयरन की कमी भी झारखण्ड में 
चिंतनीय है । इसके निवारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा डबल फोर्टीफाईड सॉल्ट ( Double Fortified Salt ) 
के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्देश भी जारी किया गया है । 


5. उप निदेशक - सह-उप सचिव , योजना- सह-वित्त विभाग के पत्रांक 637 ( यो.), दिनांक 
6 अप्रैल , 2016 द्वारा प्राप्त वित्तीय वर्ष 2016- 17 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 
सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ एवं अन्त्योदय परिवारों के लाभुकों को रूपये 1. 00 (एक ) प्रतिकिलोग्राम 
की दर से डबल फोर्टीफाईड आयरन एवं आयोडीनयुक्त नमक देने की घोषणा की गई । 


___ 6. उक्त के आलोक में राज्य सरकार का निर्णय है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 
अन्तर्गत सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ (Priority House Hold ) एवं अन्त्योदय परिवारों ( AAY ) को माह 
जुलाई 2016 से फ्री फ्लो रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक के स्थान पर रूपये 1. 00 (एक ) प्रतिकिलोग्राम 
की दर से डबल फोर्टीफाईड आयरन एवं आयोडीनयुक्त नमक का वितरण किया जाय, ताकि आयोडीन 
एवं लौह तत्वों की कमी से होने वाले बिमारियों से बचाव किया जा सके | उक्त पर वर्तमान वित्तीय 
वर्ष 2016 -17 ( जुलाई 2016 से मार्च 2017 तक ) में खर्च होनेवाली कुल अनुमानित राशि 
74, 00, 00 , 000/- (रूपये चौहत्तर करोड़ ) में से वर्तमान में रूपये 55, 44, 00 ,000/- ( रूपये पचपन करोड़ 
चौवालीस लाख ) का बजटीय उपबंध है । शेष राशि का उपबंध अनुपूरक बजट के माध्यम से किया 
जायेगा । 

7. उपर्युक्त कंडिकाओं पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार चौबे , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 618 –50 + 100 | 


